उस बालक का भविष्य क्या हो सकता है जिसको श्री अरबिंदो घोष ने 
रक्त और अमि द्वारा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की दीक्षा 
दी हो? 


उस बालक के जीवन की दिशा क्या हो सकती है जिसने श्री 
विवेकानंद जी के चरणों में बैठकर शिक्षा प्राप्ति की हो? 


उस बालक का आध्यात्मिक जीवन तथा नैतिक व्यक्तित्व कैसा रहा 
होगा जिसका बचपन भोलानंद गिरी महाराज, माँ सारदा देवी और 
सिस्टर निवेदिता के सानिध्य में बीता हो? 


मातृभूमि की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने के अलावा 
वह बालक और कर ही क्या कर सकता था? 


जतिन्द्रनाथ मुखर्जी नाम था उस बालक का जिसका जन्म 7 दिसंबर 
1879 को नाडिया नाम के जिले में हुआ था जो अब बंगला देश का 
हिस्सा है। आगे चलकर इस बालक ने वही किया जो उसने अपने 
गुरुजनों से सीखा था। 


आने वाले सालों में सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन पर उस शाम चहलकदमी 
कर रहे उन दो ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों को यह सपने में भी गुमान 
नहीं था कि आगे चलकर उनका नाम इतिहास में काले अक्षरों में 
लिखा जाने वाला था। उन अधिकारीयों से गलती मात्र इतनी हुई थी 
कि उन्होंने एक बेगुनाह युवक को गाली देते हुए बेत का वार कर 
दिया था। उस युवक का इतना ही कसूर था कि बह अपने डिब्बे में 


एक बीमार सहयात्री के लिए पानी लाते हुए सैन्य अधिकारी मर्फी से 
टकरा गया SITI बेंत से वार करने वाले कैप्टेन मर्फी और लेफ्टिनेंट 
समर्विल को यह नहीं पता था जिस आम से दिखने वाले युवक को 
उन्होंने ललकारा था वो कोई आम युवक नहीं जतिंद्रनाथ मुखर्जी था। 
आगे आने वाले कुछ मिनटों में मर्फी और समर्विल के साथ उनके 
बाकी तीन साथी भी ज़मीन पर धूल चाट रहे थे। 


मामला अदालत में जाने पर मजिस्ट्रेट ने जतिन्द्रनाथ को मात्र 
चेतावनी दे कर छोड़ दिया। ब्रिटिश प्रतिष्ठा के लिए इससे ज्यादा 
हानिकारक कुछ नहीं हो सकता था कि यह जनता को यह पता चल 
जाए कि निहत्थे जतिन्द्रनाथ ने पांच-पांच अंग्रेजी आर्मी अफसरों को 
अकेले मार भगाया था। 


1905 में बंगाल के विभाजन ने देश में और विशेष रूप से बंगाल में 
चल रहे क्रांतिकारी आंदोलन पर अपना गहरा प्रभाव डाला था। 
भगवत गीता की सम्पूर्ण समर्पण की विचारधारा, विवेकानंद, बंकिम 
चंद्र और अरबिंदो घोष की भवानी मंदिर जैसी क्रांति के लिए 
ललकारती लेखनी ने देशभर में, विशेष रूप से बंगाल में राष्ट्रवाद की 
ज्वाला को प्रज्वलित कर दिया था। 


कट्टर राष्ट्रवाद की भावना को जगाने वाला संगठन था जुगांतर और 
इसके प्रतीक थे - जतिन्द्र नाथ मुखर्जी! 


यह बात 1906 की रही होगी जब जतिन्द्र नाथ मुखर्जी के पैतृक गांव 
कोया में एक रॉयल बंगाल टाइगर ने आतंक मचा रखा था। एक रोज़ 


उस बाघ ने उनके चर्चेरे भाई पर हमला कर दिया। साथ जा रहे 
जतिन्द्रनाथ ने ना आव देख न ताव और अपनी खुखरी लेकर उस 
खतरनाक बाघ के साथ भिढ़ गए। आदम और आदमखोर के बीच 
चल रही कुश्ती लगभग तीन घन्टे बाद तभी खतम हुई जब घायल 
जतिन्द्रनाथ ने उस रॉयल बंगाल टाइगर को सिर्फ अपनी खुखरी से 
मौत के घाट उतार दिया। गाँव में जब खबर पहुंची तो किसी को 
विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जतिन्द्रनाथ के शरीर पर पड़े उस भयंकर 
बाघ के नाखूनों और दांत के निशान कुछ और ही कहानी कह रहे थे। 
जतिन्द्रनाथ के शरीर में ज़हर फैलता जा रहा था। जतिन्द्रनाथ के शरीर 
पर मरहमपट्टी लगाकर जब डॉ.सुरेश प्रसाद ने बाहर आकर यह 
घोषणा की कि इस युवक का कहना सही है कि यह अभी एक बाघ 
को मारकर आ रहा है। 


कुछ दिनों बाद वह युवक जतिन्द्रनाथ को गाँव वालों की तरफ से एक 
नया नाम मिल चुका था- बाघा जतिन! 


हालांकि कहने को तो जतिन मुखर्जी एक सरकारी कर्मचारी थे, जो 
बंगाल सरकार के वित्तीय सचिव के कार्यालय में शॉर्ट-हैंड क्लर्क के 
रूप में कार्यरत थे। लेकिन अंदरूनी रूप से वो से बंगाल में हो रहे 
क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे। 1905 के करीब 
उन्होंने छात्र भंडार की शुरुआत की जो प्रत्यक्ष रूप से छात्र सहकारी 
भण्डार था लेकिन व्यावहारिक रूप से यह बंगाल के क्रांतिकारियों 
का अड्डा बन चुका SITI इसी साल कलकत्ता में प्रिंस ऑफ वेल्स की 


यात्रा का जश्न मनाने के लिए एक जुलूस के दौरान भी जतिन ने 
अंग्रेजी सैन्य अधिकारीयो के एक समूह को सबके सामने धुन दिया 
था। उन सैन्य अधिकारीयों का भी दोष यह था कि वो समरोह देखने 
आयीं कुछ भारतीय महिलाओं के साथ अभद्रता का व्यवहार कर रहे 
थे। 


1913 के करीब की बात होगी जब दक्षिणेश्वर की पंचहाटी में अमेरेंद्र 
नाथ, ज्योतिंद्र नाथ और रास बिहारी के बीच एक बैठक होती है। इस 
बैठक ममें 1857 की तर्ज पर भारतीय सेना को उकसाकर भारत में 
गदर की संभावनाओं पर चर्चा की जाती है। 


ज्योतिंद्र नाथ के जोश, उग्र ऊर्जा और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर, 
रास बिहारी सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में बाघा जतिन को को बंगाल में 
आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कहते हैं और खुद उत्तर भारत के 
क्रांतिकारी संगठन में बिखरी हुई ताकतों को संगठित करने के लिए 
बनारस लौट जाते हैं। 


भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास की यह एक एक महत्वपूर्ण 
कड़ी बनने वाली थी लेकिन अफ़सोस कि कुछ गद्दारों की वजह से 
ग़दर की योजना कामयाब हो ना सकी। 


रास बिहारी बोस की योजना की विफलता ने बाघा जतिन को और 
अधिक प्रभावी कदम उठाकर भारत में एक दूसरे क्रांतिकारी विद्रोह 
को संगठित करने के लिए प्रेरित कर दिया था। 


देश में ब्रिटिश राज के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा था। साल 
1914 ने भारत में उग्र राष्ट्रवाद की चिंगारी को नयी फूंक मारी थी जब 
प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के क्रांतिकारियों के लिए उम्मीद की एक नयी 
किरण लेकर आया था। आधिकारिक अभिलेखों में “सबसे खतरनाक 
अराजकतावादियों में से एक” के रूप में वर्णित, जतिनके आह्वान 
"अमरा मोर्बो, जगत जगबे" ने हजारों क्रन्तिदूतों को जन्म दे डाला था। 


बाघा जतिन को समझ आ गया था कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना 
भारत अकेले इस युद्ध को जीत नहीं पायेगा इसलिए इस नए विद्रोह 
की योजना, सामान्य विद्रोह के स्थान पर छापामार युद्ध की योजना 
बनाई जाती है। 


भारत के दुश्मन ब्रिटेन के दुश्मन जर्मनी को दोस्त बनाने का समय अब 
आ चुका SITI आख़िरकार बर्लिन में भारतीय क्रांतिकारी समिति को 
जर्मन सरकार से स्वतंत्रता संग्राम को नया रंग देने के लिए आवश्यक 
हथियारों और धन की आपूर्ति का वादा मिल जाता है। 


जतिन्द्र नाथ मुखर्जी को इस क्रांति का प्रमुख कमांडर चुना जाता है। 


योजना के अनुसार हथियारों और गोला-बारूद से भरे जहाज मेवरिक 
को कराची पहुँचान था जिसे बंगाल के लिए मोड़ दिया जाता है। 
कार्गो में 30,000 राइफलें, 400 राउंड गोला-बारूद और 2 लाख 
रुपये थे। सुंदरबन में कार्गो मिलने के बाद हथियारों और पैसों को 
हटिया, कलकत्ता और बालासोर के सदस्यों में बाँट दिया जाना तय 
हुआ था। 


तय किया गया था कि बालासोर के पास के गांवों में आज़ादी का 
ऐलान करते हुए तिरंगे झंडे फहराए जाएंगे। उसके बाद पलटन बंगाल 
की खाड़ी के तट की ओर बढ़ेगी और चांदीपुर गांव में सैन्य बैरकों पर 
हमला करेगी। चक्रधरपुर में शस्त्रागार की लूट अगला लक्ष्य था। 
सिंहभूम जिले में कोलों को विद्रोह के लिए उकसाने के बाद, पलटन 
को मिदनापुर और बीरभूम जिलों की ओर बढ़ना था जहाँ सतीश 
चक्रवर्ती को अजय नदी पर बने पुल को उड़ाने के लिए पहले से 
तैनात किया जाना था। अगले कदम पर बी. एन. रेलवे को उड़ाना, 
बाघा जतिन के जिम्मे सौंपा गया था। 


अंतिम लक्ष्य था फोर्ट विलियम पर हमला करना और वहाँ “स्वतंत्र 
भारत” का तिरंगा झंडा फहराना! 


जतिन मुखर्जी योजना के मुताबिक “मेवरिक” के सुंदरबन पहुँचने से 
पहले बालासोर के लिए रवाना हो चुके थे। 


इससे पहले, बालासोर में, जतिन मुखर्जी के सहयोगी सैलेश्वर बोस, 
पैसों के लें दें के लिए “यूनिवर्सल एम्पोरियम” नाम से साइकिल की 
मरम्मत और ग्रामोफोन रिकॉर्ड की बिक्री का धंधा जमा चुके थे। 
जतिन के साथी एम्‌ एन रॉय भी जब तक जकार्ता और जर्मनी के 
साथियों से मिलकर भारत लौट आए थे। 


आते ही साथ वो कलकत्ता में जादू गोपाल मुखर्जी को एक तार भेजते 


हैं- 


तार में लिखा था- “पहुँच गया हँ. आप बालासोर के लिए निकलें। 
वहाँ किसी से मिलने की उम्मीद है।” 


इस तार ने अंग्रेज़ जासूसों के कान खड़े कर दिए और जांच शुरू हो 
गयी। शैलेश्वर बोस से पूछताछ करने पर पता चला कि वह अलग- 
अलग मौकों पर कपटीपाड़ा गए थे। जब बालासोर के जिला मजिस्ट्रेट 
के साथ पुलिस अधिकारी कपटीपाड़ा गए तो उन्हें पता चला कि कई 
बंगाली दूर जंगल में एक मकान में अड्डा जमाये हुए हैं। 


6 सितंबर, 1915 की रात को, एक स्थानीय व्यक्ति से ज्योतिंद्र नाथ 
मुखर्जी को कपटीपाड़ा डाक बंगले की ओर हाथियों के साथ पुलिस 
दल के आने की आवाज की सूचना मिलती है। 


अगली सुबह, जब पुलिस दल ने घर की तलाशी ली तब तक जतिन 
दा और उनका दल वहाँ से गायब हो चुके थे। उस घर में मिले सुंदरबन 
के नक़्शे और पेनांग के एक अख़बार में मेवेरिक जहाज के आने की 
सूचना से पुलिस अधिकारी हक्के-बक्के रह गए। घर के पास मौजूद 
एक पेड़ में गोलियों के निशान से उनको यह भी एहसास हो चुका था 
कि इस दल के पास हथियारों की कमी नहीं है। अधिकारीयों ने हेड 
क्वार्टर खबर कर पुलिस का एक और दस्ता मंगवाकर जतिन और 
उनके साथियों की घेराबंदी चालू कर दी थी। 


जतिन का दल तीन दिन से कीचड़ और कांटे भरी झाड़ियों से भरे 
जंगलों में भागते-भागते थक चुका था। जतिन ने साथिओं की और 
देखा और सभी साथियों की आँखों में देश पर जान लुटा देने वाली 


अंतिम मुस्कराहट देखकर अब पुलिस से टकरा जाने का फैसला कर 
लिया था। 


9 सितंबर 1915 को बालासोर के चाशाखंड में धान के खेत में एक 
ऊँचे मैदान के पीछे, जतिन अपने चार साथियों के साथ अपना अंतिम 
युद्ध करने के लिए तैयार थे। दर्जनों पुलिस वाले करीब डेढ़ घंटे तक 
इन पाँच जाँबाज़ों पर काबू पाने की कोशिश करते रहे। सिर्फ पांच 
माउज़र और दर्जनों राइफल के बीच चले इस असमान युद्ध में 
आखिरकार विजय राइफल की ही हुई) 


चित्तप्रिया रॉय चौधरी ने उस रोज़ वहीँ दम तोड़ दिया था। मनोरंजन 
सेन गुप्ता और निरेन दास गुप्ता को गिरफतार कर फाँसी दे दी गयी थी। 
गंभीर रूप से जतिन मुखर्जी और जतीश पाल को बालासोर के 
बाराबती के सरकारी अस्पताल ले जाया गया था। 


ऐसा कहा जाता है जर्मन एजेंट जिसे हथियारों की खेप की देखरेख का 
काम सौंपा गया था,एक डबल एजेंट बन गया था और उसे अंग्रेजों के 
सामने भेद खोल दिया था। 

लेकिन जतिन दा को बचाया नहीं जा सका और वो देश को आजाद 


कराने की अपनी अंतिम इच्छा पूरी होती देखे बिना ही इस दुनिया से 
विदा ले tgl 


अपने जीते जी तो वो बहादुरी और निडरता के नए पाठ पढ़ते और 
पढ़ाते रहे किन्तु अपने अंतिम समय में भी बाघा जतिन ने अपने नाम 


के साथ अन्याय नहीं होने दिया। ज्योतिंद्र नाथ के जीवन का उद्देश्य 
अपने बंगाली साथियों को अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए 
अपने दुश्मनों के साथ लड़ते देखना था। उनके इस अमोल बलिदान ने 
उनके उद्देश्य को पूरा कर दिखाया था। 


भारत के स्वतंत्रता संग्राम एक ऐसे ही कुछ गुमनाम क्रांतिकारियों की 
गाथाएं आप क्रांतिदृत शृंखला में पढ़ सकते हैं जो डॉ. मनीष श्रीवास्तव 
द्वारा लिखी गयी हैं। 


1. Mahatma Gandhi 
2. Bhagat Singh 


Subhash Chandra Bose 
Sarojini Naidu 

Lala Lajpat Rai 
Chandrashekhar Azad 
Rani Lakshmibai 

Bal Gangadhar Tilak 
Jawaharlal Nehru 


. Netaji Subhash Chandra Bose 
. Sardar Vallabhbhai Patel 
. Bipin Chandra Pal 

. Khudiram Bose 

. Gopal Krishna Gokhale 

. Maulana Abul Kalam Azad 
. Rani Gaidinliu 

. Surendranath Banerjee 
. Annie Besant 

. Alluri Sitarama Raju 

. Ram Prasad Bismil 

. Ashfaqulla Khan 

. Rajendra Prasad 

. Chittaranjan Das 

. Madan Lal Dhingra 

. Batukeshwar Dutt 

. Motilal Nehru 

. Kamala Nehru 

. Veer Savarkar 

. Kasturba Gandhi 

. Aruna Asaf Ali 

. Mangal Pandey 

. Usha Mehta 

. Bhikaiji Cama 

. Dadabhai Naoroji 


35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55, 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 


Maulana Shaukat Ali 

Maulana Mohammad Ali Jauhar 
Vinayak Damodar Savarkar 
Rash Behari Bose 

Uddham Singh 

Ram Manohar Lohia 

Kanaklata Barua 

Matangini Hazra 

Matmur Jamoh 

Surjya Sen 

Bina Das 

Bina Dasgupta 

Pritilata Waddedar 

Tarak Nath Das 

Pritilata Wadde 

Tara Rani Srivastava 

Begum Hazrat Mahal 
Kamaladevi Chattopadhyay 
Sucheta Kriplani 

Daya Mata 

Keshab Chandra Sen 

Shyamji Krishna Varma 
Rajkumari Amrit Kaur 

Bahadur Shah Zafar 

Chandu Lal Chandrakar 

Pandit Shyama Prasad Mukherjee 
Rasbihari Bose 

K. Kamaraj 

Khan Abdul Ghaffar Khan (Bacha Khan) 
Sir Syed Ahmed Khan 

Gopal Hari Deshmukh (Lokmanya Tilak) 
Dadabhai Naoroji 


67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73, 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 


82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 


Sarvepalli Radhakrishnan 
Jawaharlal Nehru 
C. Rajagopalachari 
Rajendra Prasad 
Bhimrao Ramji Ambedkar 
Jyotirao Govindrao Phule 
Vallabhbhai Patel 
Dr. Bidhan Chandra Roy 
Indira Gandhi 
Lal Bahadur Shastri 
Morarji Desai 
P.V. Narasimha Rao 
Atal Bihari Vajpayee 
Charan Singh 
H. D. Deve Gowda 

l. K. Gujral 
Vishwanath Pratap Singh 
Chandra Shekhar 
P. V. Narasimha Rao 
Narendra Modi 
Manmohan Singh 
H.D. Kumaraswamy 
H.D. Deve Gowda 
Siddaramaiah 
M.G. Ramachandran 
J. Jayalalitha 
Kalaignar Karunanidhi 
Mamata Banerjee 
Jyoti Basu 
A.B. Vajpayee 
George Fernandes 
Chandrababu Naidu 


98. Rajesh Pilot 
99. Nitish Kumar 


100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 


Krantidoot (Revolutionary Messenger) 
Jhansi Files 

Kashi (Varanasi) 

Mitramela (Friendship Fair) 
Gadar (Revolt) 

Basanti Chola (Yellow Shawl) 
Ghar Wapisi (Homecoming) 
Yaariyan (Friendship) 

Vidroh (Rebellion) 

Sangharsh (Struggle) 

Visarjan (Immersion) 


KrantidootSeriesByDrManishShrivastav 


Krantidoot Fan Club 

KFC (No translation provided) 
SHRIMAAN (Respected Sir) 
Manish (A name) 

Shrivastava (A surname) 
Savarkar (A surname) 


Veer Damodar (Brave Damodar) 


119. Bhagat Singh (A revolutionary freedom 
fighter) 


120. Azad (Free) 

121. Chandra Shekhar (A name) 

122. Rajguru (A revolutionary freedom 
fighter) 

123. Sukhdev (A revolutionary freedom 
fighter) 

124. Bismil (A surname) 

125. आजाद (Free) 

126. बिस्मिल (Bismil) 

127. सुखदेव (Sukhdev) 

128. राजगुरु (Rajguru) 

129. वीर सावरकर (Veer Savarkar) 

130. सावरकर (Savarkar) 

131. दामोदर (Damodar) 

132. गांधी (Gandhi) 

133. महात्मा (Mahatma) 

134. सुभाष (Subhash) 


135. रास बिहारी (Ras Bihari) 


क्रांतिदूत, 
झाँसी फाइल्स, 
Jhansi Files 
काशी 

Kashi 
मित्रमेला 
Mitramela 
गदर 

gadar 
बसंतीचोला 
Basanti Chola 
घरवापसी 
Ghar Wapisi 
यारियाँ 
Yaariyan 
विद्रोह 

Vidroh 

संघर्ष 


Sangharsh 


विसर्जन 

Visarjan 

Krantidoot 
KrantidootSeriesByDrManishShrivastava 
Krantidoot Fan Club 

KFC 

SHRIMAAN 

Manish, Shrivastava 
#क्रांतिदूत 

# फाइल्स #Jhansi Files 
#काशी #Kashi 

#मित्रमेला #Mitramela 

#दर #gadar 

#बसंतीचोला #Basanti Chola 
#घरवापसी ZGhar Wapisi 
#यारियाँ ZYaariyan 

#विद्रोह #Vidroh 

#संघर्ष #Sangharsh 

#विसर्जन #Visarjan 


e #Krantidoot 

e #KrantidootSeriesByDrManishShrivastava 
e ZKrantidoot Fan Club 

e #KFC 

€ Author Twitter - SHRIMAAN 

e FACEBOOK - Manish Shrivastava 


Links To buy: 
https://books.google.co.in/books?id- SLtpEAAAQBAJ 


https://rzp.io/l/krantidoot 


